20 


PART I ]] 


HARYANA GOVT GAZ., AUGUST 13 , 1985 (SRVN . 22, 1907 SAKA ) 


1981 


REVENUE DEPARTMENT 


The 2nd August , 1985 


No. 978 - Spl.Cell -85 / 23227. - Whereas it appears to the Governor of Haryana that the land 
described in the specification below is needed by the Government, at public expenses , for a public 
purpose, namely , for allotment of free residential plots to landless /homeless Harijans, members of 
backward classes and economically weaker persons in villages Mangala, Tahsil and District Sirsa , 
it is hereby notified that the land described in the specification below is needed for the 
above purpose . 


This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 , 
for the information of all to whom it may concern . 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana hereby 
authorises the Collector, Sisra and other officers and officials , for the time being engaged in the 
undertaking , to enter upon and survey any land in the locality and to do all other acts required or 
permitted by the section , 


Any person interested who has any objection to the acquisition of the land in the said locality, may 
within period of thirty days of the publication of this notification in the Official Gazette 
or in two newspapers or public notice in the locality whichever is later, file an objection , if any, in 
writing before the District Revanue Officer-cum -Land Acquisition Collector, Sirsa , district Sirsa . 


Plans of the land may be inspected in the office of District Revenue Officer - cum - Land Acquisi 
tion Collector, Sirsa. 


SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Village 


Khasra No. 


Area 
Ks. - Ms , 


Sisra 


Sisra 


Mangala 


302 Min 


20-00 


L. C. GUPTA. 


Secretary to Government , Haryana , 

Revenue Department . 


राजस्व विभाग 


दिनांक 2 अगस्त , 1985 


सं ० 970 - वि ० सैल -85/23227 .-- चं कि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि नीचेविशिष्टि में वर्णित 
भूमि सरकार द्वारा सरकारी खर्चे पर सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात गांव संगाला, तहसील व जिला सिरसा में भूमिहीन/बेघर 
हरिजनों, पिछड़े वर्ग के सदस्यों तथा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को मुफ्त रिहायशी भू -खंड( प्लाट आबंटित करने 
के लिए अपेक्षित है, इसलिये , इस के द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे विशिष्टि में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन 
के लिये अपेक्षित है । 


4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी 


यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 
के लिए की जाती है , जिसका इससे सम्बन्ध हो । 


पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल , कलक्टर सिरसा तथा 
इस समय इस कार्य में लगे ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को परिक्षेत्र में किसी भूमि पर प्रवेश और सर्वेक्षण करने 
तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुजात अन्य सभी कार्य करने के लिए इस के द्वारा प्राधिकृत करते हैं । 


20 


1982 


HARYANA GOVT. GAZ ., AUGUST 13 , 1985 (SRVN . 22 , 1907 SAKA ) 


[ PART I 


कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई प्राक्षेप हो , इस अधिसूचना के 
राजपत्र अथवा दो समाचार पत्रों में प्रकाशन या उस परिक्षेत्र में , सार्वजनिक सूचना की तिथि, इन में से, जो भी बाद में हो , तीस 
दिन की अवधि के भीतर जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलैक्टर, सिरसा , जिला सिरसा के 

सम्मुख लिखित रूप 
में प्राक्षेप , यदि कोई हो , दायर कर सकता है । 


भूमि के नक्शों का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलैक्टर , सिरसा ,जिला सिरसा के कार्यालयों 
में किया जा सकता है । 

विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


गांव 


खसरा नम्बर 


क्षेत्र 


सिरसा 


सिरसा 


मंगाला 


302 मिन 


कनाल मरला 

20-0 


एल ० सी ० गुप्ता , 


सचिव, हरियाणा सरकार, 


राजस्व विभाग । 


ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT 


The 3rd August , 1985 


No. 5820 - AH - V - 85 / 12473 .-- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 
4 B of the Punjab Prohibition of Cow Slaughter Act, 1955 , and in supersession of the Haryana Govern 
nment, Animal Husbandry Department notification No. S.O. 110 / P.A./ 5/ 56/ S . 43/80, dated the 8th May , 
1980 the Governor of Haryana hereby appoints the Deputy Directors (Animal Husbandry) Intensive 
Cattle Development Project, Ambala , Kururkshetra, Karnal, Jind , Sirsa , Bhiwani and Gurgaon , Epide 
miologist (Animal Husbandry ), Sonepat, Deputy Director , Sheep Production , Hissar , Deputy Director 
( Rinderpest and Disease Control) , Rohtak, Deputy Directors ( Animal Husbandry), Narnaul and Faridabad 
to be Officers for the purpose of the said section within their respective jurisdiction . 


M. K. MIGLANI, 


Secretary to Government, Haryana , 

Animal Husbandry Department. 


पशु पालन विभाग 


दिनांक 3 अगस्त , 


1985 


क्रमांक 5820 - प ० पा0-5-85/ 12473.---पंजाब गोवध -निषेध अधिनियम , 1955, की धारा 4 ख को उपधारा 
( 1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हरियाणा सरकार पशुपालन विभाग अधिसूचना सं ० का ० प्रा ० 
110/प ० अ ०/ 5/ 56/ धा / 43/ 80, दिनांक 8 मई, 1980 के अधिकार में हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा उप निदेशक 
( पशुपालन ) सघन पशु विकास परियोजना , अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल , जींद, सिरसा, भिवानी, तथा गुड़गावां , एपिडिमोलोजिस्ट 
(पशुपालन ) सोनीपत , उप निदेशक, शीप प्रोडक्शन, हिसार, उप निदेशक (रिन्डरपैस्ट एण्ड डिजीज कन्ट्रोल ) रोहतक , उप निदेशक 
(पशुपालन) सरगौल तथा फरीदावाद , को उक्त धारा के प्रयोजन के लिए अपनी - अपनी अधिकारिता की सीमा के भीतर अधिकारी 
नियुक्त करते हैं । 


एम ० के ० मिगलानी, 
सचिव , हरियाणा सरकार , 

पशुपालन विमाग । 


